निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 763) पटना , वृहस्पतिवार , 9 अगस्त 2018 


सं० वि०(27 ) पे०को0 - 24 / 2018 – 654 

वित्त विभाग 


संकल्प 


विषय :- 


8 अगस्त 2018 
वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक 20 . 10 . 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए 
दिनांक 01.01. 2016 के पूर्व के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों का दिनांक 01 .01. 2016 के 
प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/ कोषागार ) के स्थान पर 
महालेखाकार, बिहार को सौंपने के संबंध में । 


वित्त विभागीय संकल्प सं0- 755, दिनांक 20 . 10 .2017 द्वारा दिनांक 01 .01 .2016 के पूर्व 
के पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को सप्तम राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण 
संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के तहत पेंशन पुनरीक्षण के कार्य का दायित्व पेंशन 
वितरण प्राधिकार ( कोषागार/ बैंक) को दिया गया है। 


2. वित्त विभागीय संकल्प सं0 - 755, दिनांक 20 . 10. 2017 में पेंशन पुनरीक्षण हेतु दो सूत्रों 
का उल्लेख करते हुए इनमें से जो अधिक हो , उसे ही अंतिम पेंशन निर्धारित करने का प्रावधान है । 
द्वितीय सूत्र के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन प्रदायी बैंकों द्वारा कर दिया गया है। प्रथम सूत्र 
के क्रियान्वयन में बैंकों के स्तर पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। अतः दिनांक 01 .01 . 2016 के 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 अगस्त 2018 


ला 


Chl 


पूर्व के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण में आ रही समस्याओं के निराकरण का मामला सरकार के 
विचाराधीन था ताकि उक्त संकल्प के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का लाभ शीघ्र ही पेंशनरों को मिल सके । 

3 . सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 - 755 , 
दिनांक 20 . 10 .2017 के आलोक में दिनांक -01 .01. 2016 के पूर्व के पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के पेंशन 
पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक / कोषागार) के जगह महालेखाकार, बिहार के स्तर से 
सम्पन्न होगा । महालेखाकार , बिहार अपने अभिलेखों अथवाआवश्यक होने पर सेवानिवृत कर्मी के 
संबंधित कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त कर पुनरीक्षित प्राधिकार निर्गत करेंगे । 

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण 


अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल सिंह , 
सचिव( व्यय) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 763 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


